. 


शासन 


उत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़ / दुर्ग / 09 / 2013-2015 . " 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत . क्रमांक जी.2-22 - छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से. भिलाई, दिनांक 
30-05-2001 . " 


" 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 3411 


रायपुर, शुक्रवार , दिनांक 31 जुलाई 2020 


श्रावण १ , शक 1942 


सहकारिता विभाग 
मंत्रालय , महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 

अटल नगर , दिनांक 16 जुलाई 2020 


आदेश 


क्रमांक / एफ 15-45 / 15-2 / 2018 . - छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित सहकारी बैंकों एवं छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक से संबद्ध किसानों के अल्पकालीन 
कृषि ऋण माफ करने हेतु विभाग के समसंख्यक आदेश द्वारा “ अल्पकालीन कृषि ऋण माफी योजना-2018 ” जारी की गई थी . 


राज्य शासन एतद्द्वारा “ अल्पकालीन कृषि ऋण माफी योजना -2018 ” की कंडिका-( 03) की उप -कंडिका (ii) के पश्चात् निम्नानुसार 
उप - कंडिका ( iii ) प्रतिस्थापित करता है : 


परफार्मिंग खातों (भारतीय रिजर्वबैंक की परिभाषा अनुसार) में फसलवार ऋण माफी की सीमा हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक द्वारा वर्ष 
2018-19 के लिए धान की फसल हेतु निर्धारित ऋण मान अथवा फसल विशिष्ट के लिएनिर्धारित ऋण मान (Scale of Finance ) में जो भी राशि न्यून हो , 
वही ऋण माफी हेतु पात्र होगी. 


" 


यह प्रावधान भूतलक्षी प्रभाव (योजना जारी होने के दिनांक ) से लागू होगा . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

प्रसन्ना आर., सचिव . 


681 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2020. 


